KRISI 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


31 वैशाख , 1940 ( श० ) 


संख्या- 521 


राँची, सोमवार 


21 मई , 2018 (ई० ) 


स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


अधिसूचना 
9 मई, 2018 


संख्या- TB/ STCS -356 / 2012- 92 ( HSN)- स्वा० - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , 


भारत सरकार के अधिसूचना सं०- 28015/2/ 2012-टी०बी० दिनांक 16 मार्च, 2018 द्वारा सभी क्षय 


रोगियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने , क्षय रोग का नियंत्रण करने तथा इसकी रोकथाम के लिए 
उपाय विनिर्दिष्ट किया गया है । 

ज्ञातव्य हो कि क्षय रोग रोधी का अनुपयुक्त निदान और अनियमित अथवा अपूर्ण उपचार से 
जटिलताएँ हो सकती है, रोग फैल सकता है और औषध प्रतिरोधी क्षय रोग विकसित हो सकता है । 
रोगियों और उनके जानकारों में उपर्युक्त क्षय रोग निदान , सुनिश्चित प्रबंधन , क्षय रोग के फैलाव 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 21 मई, 2018 
और विकास की समस्या पर ध्यान देने के लिए सभी क्षय रोगियों के बारे में सूचना एकत्र किया 


जाना आवश्यक है । 


अतएव सम्यक विचारोपरांत क्षय रोग को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार 


कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार के अधिसूचना सं०- 28015/ 2/ 2012-टी०बी० दिनांक 16 मार्च, 2018 


को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


निधि खरे , 
सरकार के प्रधान सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 521 - - 50 


